निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 17 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1218) पटना , शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

24 सितम्बर 2015 
सं0 वि०ऊ - 02 - 14 / 2010 - 2320 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम -1981 की 
धारा - 31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015 -16 से पेराई सत्र 2019- 20 (पाँच वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु 
गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, प्रतापपुर, जिला - देवरिया , उत्तर प्रदेश के 
साथ परम्परागत रूप में आरक्षण के संदर्भ में दिनांक 10.09. 2015 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई थी । सुनवाई 
में इस चीनी मिलों के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए । 

विभागीय आदेश संख्या - 1456 दिनांक 20.08.2010 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010 - 11 से 2014- 15 के 
लिए इस चीनी मिल को सीवान एवं गोपालगंज जिला अंतर्गत 208 ग्राम एवं विभागीय आदेश संख्या - 2224 दिनांक 01. 
10 .2014 के माध्यम से पेराई सत्र 2014 - 15 से 2016 - 17 के जिला सीवान एवं गोपालगंज जिला अन्तर्गत इस चीनी 
मिल को 536 ग्राम अपरम्परागत रूप में आरक्षित है । अर्थात् इस चीनी मिल को सीवान एवं गोपालगंज जिला अन्तर्गत 
कुल 744 ग्राम आरक्षित होते आये हैं । 

कार्यालय अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इस चीनी मिल द्वारा वर्णित क्षेत्र में GPS के माध्यम से 
सर्वेक्षण कार्य भी सम्पन्न किया गया है । कुल 4425.98 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिसमें पेराई हेतु लगभग 6.20 
लाख क्विटल गन्ने की उपलब्धता रहेगी । 

इसके पूर्व दिनांक 08. 09 .2015 को सम्पन्न गन्ना कृषकों की सुनवाई के दौरान ईख क्षेत्र के गन्ना कृषकों द्वारा 
सुनवाई में उपस्थित होकर यह जानकारी दी थी कि पेराई सत्र 2015 - 16 में मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान द्वारा उनके 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 
प्रतापपुर इकाई को पेराई कार्य suspended रखने का निर्णय लिया गया है तथा उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा 
वर्णित 744 ग्रामों का गन्ना पड़ोस में स्थित गोपालगंज चीनी मिल के माध्यम से करवाने हेतु अनुरोध किया गया था । 
उस क्षेत्र से गन्ना क्रय करने हेतु सासामूसा चीनी मिल का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । 

__ गोपालगंज क्षेत्रीय विकास परिषद् द्वारा की गई अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया । परिषद् द्वारा सूचित 
किया गया है कि प्रतापपुर चीनी मिल के क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने के निष्पादन हेतु समाहर्ता के स्तर से एक कमिटी का 
गठन किया जा रहा है । कमिटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का मूल्यांकन का समाहर्ता के स्तर से ईखायुक्त को प्रतापपुर 
क्षेत्र के गन्ने के निष्पादन हेतु आरक्षण / आवंटन की अनुशंसा भेजी जायेगी । 

आदेश दिया जाता है कि प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा कराये गये सर्वेक्षण का किसानवार एवं ग्रामवार पूर्ण 
विवरण प्राप्त किया जाए । साथ ही गन्ने के सामयिक निष्पादन के संदर्भ में शीघ्र जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की 
अनुशंसा प्राप्त किया जाए । 
लेखापित एवं शुद्धित 

आदेश से, 
त्रिपुरारि शरण , 

त्रिपुरारि शरण , 
ईखायुक्त, बिहार , पटना 

ईखायुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1218 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


